रजिस्ट्री सं. डी . एल .- 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


. . 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सी . जी .- डी . एल .- अ .- 04032020 - 216532 

CG- DL- E -04032020 - 216532 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 842 ] 
No. 842 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 2, 2020/ फाल्गुन 12, 1941 
NEW DELHI, MONDAY ,MARCH 2, 2020 / PHALGUNA 12 , 1941 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 2 मार्च, 2020 


का . आ . 936( अ ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , की अधिसूचना संख्या का . आ . 4090 ( अ ) तारीख 13 नोव्हेंबर 2019 जो 
भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग - 2ए खंड - 3, उपखंड ; पपद्धए में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के 
नागपुर जिले के रामटेक , तहसिल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के कि . मी 652.000 से कि . मी . 723.000 जबलपुर 
नागपूर सेक्षन के निमार्ण ( चौडा करने / चार लेन का बनाने , अतिरीक्त भूमि आदि ) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के 
लिए उक्त अधिसूचना से उपबध्द अनुसूची मे विनीर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है कि 
निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 16 जनवरी 2020 
तारीख को “ लोकमत " और " दैनिक भास्कर " दोनो में प्रकाशित किया गया था ; 


1216 GI/ 2020 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii ) ] 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम अधिकारी ने उस पर विचार कर लिया है और आक्षेपों का अननुज्ञात कर 
दिया है: 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

__ _ और , अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त 
होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के कि. मी 652. 000 से किमी 723. 000 के ( जबलपुर 
नागपूर सेक्शन ) तक के भूखंन्ड को 4/6 लेन का बनाने के लिये अर्जन कि जानेवाली संरचना रहीत अथवा संरचना 

सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


| भूमि की 

प्रकृति 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 

जिले का नाम : नागपुर 
क्रमिक | सर्वेक्षण | भूमि का प्रकार 

भूमि का 
संख्या संख्या 

क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

| 4 
तालुक का नाम: रामटेक 
गांव का नाम : खुमारी 
123 निजी ( क्लास २ ) | एग्रीकल्चर 0 . 58 


2 


3 


5 


कृपाशंकरसिंह रूद्रपताप सिंग , 
जयशंकरसिंह रूद्रप्रताप सिंग , 
गौरीशंकर रूद्रप्रताप सिंग , 
अ. पा . क . बाप रविप्रतापसिंह 


137 


निजी ( क्लास १ ) | एग्रीकल्चर 


0 .01 


3 


156 


निजी (क्लास १ ) | एग्रीकल्चर 


0 .05 


रविप्रताप सिंह , अ. पा . क . बाप 
( 123 / १ ) 
चंद्रभान दौलत चैधरी , रायभान 
दौलत चैधरी 
(१३७ ) 
| श्शेख इकबाल अहमद शेख अहमद 
| ( १५६ ) 
हरीदास शंकर चैधरी , सुनिल शंकर 

चैधरी , सागरबाई शंकर चैधरी 
| 0. 046 
| ( १६१ ) 


4 


161 


निजी (क्लास १ ) | एग्रीकल्चर 


0 .01 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


161 


निजी (क्लास १ ) 


| एग्रीकल्चर 


| 0 . 38 


| 162 / 1 


निजी ( क्लास १ ) | एग्रीकल्चर । 

पर 


0 . 5 


7 


163 


निजी (क्लास २ ) | एग्रीकल्चर 


0. 38 


164 / 1 


| निजी ( क्लास १ ) | एग्रीकल्चर 


0 .13 


166 


निजी ( क्लास १ ) | एग्रीकल्चर 


0 . 09 


| भारती नरेश पानतावणे 0.045 
( १६१ ) 
निलकंठ सहादेव ईनवाते , मनोहर 
सहादेव ईनवाते , ईश्वर सहादेव 
ईनवाते , प्रभु सहादेव ईनवाते , 
इंदुबाई शालीकराम उईके 
( 162/ 1 ) 
क्रीपाशंकरसिंह रूद्रपतापसिंह सिंह , 
जटाशंकरसिंह रूद्रपतापसिंह सिंह , 
गौरीशंकर रविप्रतापसिंह सिंह , 
उमाशंकरसिंह रविप्रतापसिंह 
(१६३ ) 
रूपाली सचिन वैरागडे 
( 164 / १ ) 
सचिन शंकर वैरागडे 
( १६६ ) 
वेणुबाई कृष्णराव इंगोले 
(१७६ ) 
| गंगाधर रतीराम चैधरी , यमुनाबाई 
रतीराम चैधरी , रामप्रसाद रतीराम 

चैधरी , भगवान रतीराम चैधरी , 
शिला अशोक कोटसगे , अलका 
रमेश गुरनुले , वच्छला रतीराम 
चैधरी , प्रशांत शंकरराव चैधरी , 
भोजराज शंकरराव चैधरी , 
राधिकाबाई वि . शंकरराव चैधरी 
( 177/ १ ) 
दमनजितसिंग हरजितसिंग सग्गु , 
अ. पा . क. आई परमितकौर 
हरजितसिंग सग्गु 
(१७८ ) 


| 176 


निजी (क्लास १ ) एग्रीकल्चर 


0.33 


177/1 


| निजी ( क्लास १ ) | एग्रीकल्चर 


0. 26 


178 


निजी ( क्लास १ ) एग्रीकल्चर 


0 . 42 


कुल 


3.14 


[ फा . सं . NHAI/ NS - I/ C - III/ 30 / LA/ NGP/ MAH/3D] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd March , 2020 
S .O . 936 (E ) . — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , number S .O . No. 4090 (E ), dated the 13th November, 2019 published in Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the 
National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government 
declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening/ four laning, etc.), maintenance , management and operation of National Highway No.7 , in Ramtek , 
Tahasil on the stretch from Km . 652.000 to Km .723 . 000 ( Jabalpur-Nagpur Section ) in Nagpur District, in the 
State of Maharashtra , hereby declares its intention to acquire such land . 

And whereas, the substance of the said notification has been published in " Lokmat" , and " Dainik 
Bhaskar " both Dated 16th January 2020 , under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority : 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) of section 3D of the said , Act, the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land with or without structure , to be acquired for 4 /6 lanning of National 
Highway No. 7 on stretch from Km . 652.000 to Km . 723 .000 ( Jabalpur - Nagpur Section ) in Nagpur 

District, in the State of Maharashtra 
State : MAHARASHTRA 

District : NAGPUR 
Sr. Survey Type of Land Nature of Land Area in 

Name of the Land 
No. Number 

Hectare Owner /Interested Person 

Part Survey No. 


2 


Taluk : Ramtek 
Viilage : Khumari 
123 | Private (CLASS 2 ) | AGRICULTURE 


0 .58 


Private (CLASS 1 ) 


AGRICULTURE 


0.01 


Krupashankarsingh Rudrapratap 
Singh , Jaishankarsingh 
Rudrapratap Singh , Gaurishankar 
Rudrapratap Singh , Guardian 
Father Ravipratapsingh 
Shivkumar Singh , 
Umashankarsingh Ravipratap 
Singh Guardian Father 
123 / 1 
Chandrabhan Daulat Chaudhary , 
Raibhan Daulat Chaudhary 
137 
Sheikh Iqbal Ahemad Sheikh 
Ahemad 
156 
Haridas Shankar Chaudhary , 
Sunil Shankar Chaudhary , 
Sagarbai Shankar Chaudhary 0.046 
161 
Bharti Naresh Pantavne 0 .045 
161 
Nilkanth Sahadeo Inavate , 


156 


Private (CLASS 


AGRICULTURE 


0 .05 


161 


Private (CLASS 


| AGRICULTURE 


0 . 01 


161 


Private (CLASS 1 ) 


AGRICULTURE 


0 . 38 


6 


162 /1 


Private (CLASS 1 ) | AGRICULTURE 


0 . 5 


[ HTT II - au 


3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


163 


Private ( CLASS 2 ) 


AGRICULTURE 


0 .38 


164/1 


Private ( CLASS 1 ) 


AGRICULTURE 


0. 13 


166 


Private (CLASS 1 ) 


AGRICULTURE 


0 .09 


176 


Private (CLASS 1 ) 
Private(CLASS 1) 


AGRICULTURE 
AGRICULTURE 


0 .33 
0.26 


| Manohar Sahadeo Inavate , Ishwar 
Sahadeo Inavate , Prabhu Sahadeo 
Inavate , Indubai Shalikram Uikey 

162/ 1 
| Kripashankarsingh 
Rudrapratapsingh Singh , 
Jatashankarsingh 
Rudrapratapsingh Singh , 
Gaurishankar Ravipratapsingh 
Singh , Umashankarsingh 
Ravipratapsingh 
163 
Rupali Sachin Vairagade 
164 / 1 
Sachin Shankar Vairagade 
166 
Venubai Krushnarao Ingole 
176 
Gangadhar Ratiram Chaudhary , 
Yamunabai Ratiram Chaudhary , 
Ramprasad Ratiram Chaudhary , 
Bhagwan Ratiram Chaudhary , 
Shila Ashok Kotsage , Alka 
Ramesh Gurnule , Vacchala 
Ratiram Chaudhary , Prashant 
Shankarrao Chaudhary , Bhojraj 
Shankarrao Chaudhary , 
Radhikabai Wd/of Shankarrao 
Chaudhary 
177 / 1 
Damanjitsing Harjitsingh Saggu , 
| Guardian Mother Parmeetkaur 
Harjeetsingh Saggu 
178 


[ 


177 / 1 


17711 


12 


178 


Private ( CLASS 1 ) 


AGRICULTURE 


0 .42 


TOTAL 


3 . 14 


[F.No. NHAI/NS-I/C-III/30 /LA/NGP/MAH /3D ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed byMANOLIKUMAR VERMA 


Date : 2020 .03.04 21:37:44 + 05 30 


